सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 माघ, 19 37 ( श० ) 


संख्या 19 3 राँची , गुरुवार , 


18 फरवरी, 2 0 16 ( ई० ) 


उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग | 


अधिसूचना 
15 फरवरी, 2016 


संख्या-1/ नीति -5 -1/ 2 0 15 - 8 76-- झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 19 15 ( झारखण्ड अधिनियम ||, 
19 15 ) की धारा 89 की उपधारा ( 1) एवं उप- धारा ( 3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड 
के राज्यपाल एस0 ओ0 संख्या-6 47 दिनांक 27 मार्च, 2009 के द्वारा प्रकाशित झारखण्ड उत्पाद ( शराब 
की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती ) नियमावली, 2009 एवं अधिसूचना संख्या-1981 दिनांक 
28 सितम्बर , 2 0 15 द्वारा प्रकाशित नियम- 10 में निम्नांकित संशोधन करते हैं , यथा . 


संशोधन 


कतिपय नियमों में संशोधन:- नीचे स्तम्भ 1 झारखण्ड उत्पाद ( शराब की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्तियों की 
बन्दोबस्ती) नियमावली, 2009 के वर्तमान नियमों के स्थान पर स्तम्भ 2 में यथा उपवर्णित नियम 
प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा - 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 18 फरवरी, 2016 


क्र0 सं0 


स्तम्भ- 1 


स्तम्भ- 2 


वर्तमान में लागू नियम 


एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम 


नियम- 10 • बन्दोबस्ती में भाग लेने हेतु नियम- 10 • बन्दोबस्ती में भाग लेने हेतु 
आवेदन एक दुकान या उससे अधिक आवेदन एक दुकान या उससे अधिक 
दुकानों की बन्दोबस्ती में भाग लेने वाला दुकानों की बन्दोबस्ती में भाग लेने वाला 
अभ्यर्थी अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ अभ्यर्थी अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ 
विहित आवेदन प्रपत्र में ऑन लाईन विहित प्रपत्र में ऑन लाईन आवेदन देगा 
आवेदन देगा | एक दुकान अथवा समूह ( केवल वित्तीय वर्ष 2016 -17 में खुदरा 
के लिये एक अभ्यर्थी के द्वारा मात्र एक उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती के लिए 
आवेदन ही दिया जा सकेगा । एक से ऑनलाईन विधि के अतिरिक्त ऑफलाईन 
अधिक आवेदन देने पर लॉटरी के लिये विधि से भी अर्थात् जिला उत्पाद 
मात्र एक आवेदन ही विचारणीय होगा । कार्यालयों में भी विहित प्रपत्र में आवेदन 

| प्राप्त किये जायेंगे) । एक दुकान अथवा 
आवेदन शुल्क अप्रत्यपर्णीय होगा | 

समूह के लिये एक अभ्यर्थी के द्वारा मात्र 
अर्थात् वापस अथवा सामंजित नहीं किया 
जाएगा । आवेदन का प्रपत्र राज्य के 

एक आवेदन ही दिया जा सकेगा | एक से 

अधिक आवेदन देने पर लॉटरी के लिये 
किसी जिला के सहायक आयुक्त 

मात्र एक आवेदन ही विचारणीय होगा | 
उत्पाद अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से 
प्राप्त किया जा सकेगा । अभ्यर्थी राज्य आवेदन शुल्क अप्रत्यपर्णीय ( Non 
की किसी भी दुकान की लॉटरी हेतु Refundable) होगा अर्थात् वापस अथवा 
जिसमें वह भाग लेना चाहता है के लिए सामंजित नहीं किया जाएगा । आवेदन का 
अलग- अलग विहित प्रपत्र की सभी प्रपत्र राज्य के किसी जिला के सहायक 
कंडिकाओं को भरकर विहित आवेदन आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद के 
शुल्क के साथ निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा । 
किसी अन्य जिला के सहायक आयुक्त अभ्यर्थी राज्य की किसी भी दुकान की 
उत्पाद अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय में लॉटरी हेतु, जिसमें वह भाग लेना चाहता है, 
भी जमा कर सकेगा । 

के लिए अलग - अलग विहित प्रपत्र की सभी 
कंडिकाओं को भरकर विहित आवेदन शुल्क 
के साथ निर्धारित तिथि के अन्दर किसी 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 18 फरवरी, 2016 

अन्य जिला के सहायक आयुक्त 
उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय में 
भी जमा कर सकेगा | 


2 . यह अधिसूचना पूर्व में इन विषय वस्तु से संबंधित निर्गत सभी अधिसूचनाओं को अवक्रमित 
करेगी । 
3 . यह अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी, 2016 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक ( मद संख्या-25 ) में 
प्रदत्त स्वीकृति के अनुपालन में प्रकाशित की जाती है । 
4 . यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ह० -( अस्पष्ट) , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 19 3 - 50 | 


